सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


संख्या- 695 


19 श्रावण, 1938 ( श० ) 
राँची, बुधवार , 

___ 10 अगस्त, 2016 ( ई० ) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 

14 जुलाई, 2016 
संख्या-1/ न्याय०वि०स०-1103 /16 का .- 5934 -- विभागीय अधिसूचना संख्या-1/ पी० -103 / 2015 का . 
2128 जिसके द्वारा निदेशक , मत्स्य, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजीव कुमार , भा .प्र. से. को 
निदेशक , पशुपालन , झारखण्ड, राँची का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था को दिनांक 16 जून , 2016 के प्रभाव से 
निरस्त किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

अरुण कुमार सिन्हा, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 695 -50 | 


